निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 फाल्गुन 1937 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार , 11 मार्च 2016 


( सं0 पटना 200) 


विधि विभाग 
- - - - - - - - - 

अधिसूचना 

9 मार्च 2016 
सं0 एल0आर0टी0 - 01 - 01/ 2001 / 1588 / जे0 — बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम , 1950 ( 1951 
का प्रथम बिहार अधिनियम ) (यथा संशोधित ) की धारा- 8 की उप - धारा 1 के द्वारा विधि विभागीय 
अधिसूचना ज्ञाप संख्या - 1903 / जे0 , दिनांक 20 . 04. 2010 द्वारा गठित बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद की 
कालावधि समाप्त होने तथा पर्षद के अध्यक्ष , आचार्य किशोर कुणाल के अध्यक्ष पद से सेवामुक्त किये जाने 
सम्बन्धी अनुरोध के आलोक में विधि विभागीय अधिसूचना ज्ञाप संख्या - 1903 / जे0 , दिनांक 20 . 04. 2010 द्वारा 
गठित बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को राज्य सरकार द्वारा तात्कालिक प्रभाव से विघटित करते हुए , बिहार 
राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के " पुनर्गठन " तक , अस्थायी व्यवस्था के तहत , सरकार के सचिव, विधि विभाग , 
बिहार सरकार , पटना को बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम , 1950 ( यथा संशोधित ) की धारा - 8क के 
प्रावधानानुसार बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद का " प्रशासक " नियुक्त किया जाता है। 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

उज्ज्वल कुमार दुबे , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 200 -571 + 200 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


